सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 माघ, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 47 राँची, शुक्रवार , 


24 जनवरी, 2020 ( ई ० ) 


वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 
22 जनवरी , 2020 


संख्या- 3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) -14/ 2016- 207 व0 प0- श्री देवाशीष प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी, तमाड़ 
वनरोपण प्रक्षेत्र, खूटी वन प्रमण्डल , छूटी को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान - पी 0 बी0-II , 9300 
34800, ग्रेडपे -5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री प्रसाद वन क्षेत्र पदाधिकारी , तमाड़ वनरोपण प्रक्षेत्र , छूटी वन प्रमण्डल के अतिरिक्त प्रभार में भी 


, 


रहेंगे। 


, 


, 


संख्या -3/ रा 0 व 0 से0 ( स्था 0)-14/2016- 208 व0 प0- श्री समीर कुमार अधिकारी , वन क्षेत्र पदाधिकारी, 
सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , राजनगर ( हाता ), आदित्यपुर सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, जमशेदपुर को सहायक वन 
संरक्षक के पद ( वेतनमान-पी 0बी0-II, 9300-34800 , ग्रेड पे-5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9) पर प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , आदित्यपुर सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , 
जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

श्री अधिकारी वन क्षेत्र पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , राजनगर ( हाता ), आदित्यपुर सामाजिक 
वानिकी प्रमण्डल , जमशेदपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 24 जनवरी , 2020 
संख्या-3 / रा 0 व0 से 0 ( स्था 0) -14/2016- 209 40 40- श्री निरंजन कुमार , वन क्षेत्र पदाधिकारी, बेरा वन 
प्रक्षेत्र , पोड़ाहाट वन प्रमण्डल , चाईबासा को सहायक वन संरक्षक के पद (वेतनमान - पी 0 बी0-II , 9300-34800 , 
ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन 
संरक्षक , पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री कुमार वन क्षेत्र पदाधिकारी, बेरा वन प्रक्षेत्र , पोड़ाहाट वन प्रमण्डल , चाईबासा के अतिरिक्त प्रभार में 
भी रहेंगे । 

संख्या-3 / रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )-14/ 2016- 210 व 0 प0- श्री उदय चन्द्र झा , वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
बड़कागाँव वन प्रक्षेत्र , हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान 
पी 0बी0-II, 9300-34800 , ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

श्री झा वन क्षेत्र पदाधिकारी , बड़कागाँव वन प्रक्षेत्र, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल , हजारीबाग के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


, 


, 


संख्या-3 / रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/2016- 211 व 0 प0- श्री कृष्ण कुमार राय, वन क्षेत्र पदाधिकारी, जरिया 
वन प्रक्षेत्र, खूटी वन प्रमण्डल , छूटी को सहायक वन संरक्षक के पद (वेतनमान - पी 0 बी0-II, 9300-34800, ग्रेड 
पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन 
संरक्षक , योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री राय वन क्षेत्र पदाधिकारी , जरिया वन प्रक्षेत्र , खूटी वन प्रमण्डल , खूटी के अतिरिक्त प्रभार में भी 
रहेंगे । 

संख्या-3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016-212 व 0 प0- श्री विश्वनाथ प्रसाद , वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
पारसनाथ वन प्रक्षेत्र , गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल , गिरिडीह को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0बी0 
II, 9300-34800, ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक सहायक वन संरक्षक , गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री प्रसाद वन क्षेत्र पदाधिकारी , पारसनाथ वन प्रक्षेत्र , गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल , गिरिडीह के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगे । 

संख्या -3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/2016- 213 व0 प0- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह , वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
गोला वन प्रक्षेत्र, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान - पी 0 बी0-II , 9300 
34800 , ग्रेड पे-5400 ; पुनरीक्षित -पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


, 


श्री सिंह वन क्षेत्र पदाधिकारी , गोला वन प्रक्षेत्र , रामगढ़ वन प्रमण्डल , रामगढ के अतिरिक्त प्रभार में भी 


रहेंगे। 


संख्या -3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 214 व 0 प0- श्री श्रीनिवास दूबे, वन क्षेत्र पदाधिकारी, गोड्डा 
वन प्रक्षेत्र , गोड्डा वन प्रमण्डल , गोड्डा को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0 बी0-II, 9300-34800, 
ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन 
संरक्षक , गोड्डा वन प्रमण्डल , गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


श्री दूबे वन क्षेत्र पदाधिकारी , गोड्डा वन प्रक्षेत्र, गोड्डा वन प्रमण्डल , गोड्डा के अतिरिक्त प्रभार में भी 


रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 जनवरी , 2020 


3 


, 


संख्या -3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 215 व 0 प0- श्री गोरखनाथ यादव , वन क्षेत्र पदाधिकारी, बिरसा 
मृग बिहार , कालामाटी, वन्यप्राणी प्रमण्डल , राँची को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0बी0-II, 9300 
34800, ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक , वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री यादव वन क्षेत्र पदाधिकारी, बिरसा मृग बिहार, कालामाटी, वन्यप्राणी प्रमण्डल , राँची के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या-3/ रा0 व 0 से0 ( स्था 0)-14/ 2016- 216 व0 प0- श्री चतुरानन्द त्रिपाठी , वन क्षेत्र पदाधिकारी, 
लातेहार सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , लातेहार को सहायक वन संरक्षक के पद 
( वेतनमान - पी 0 बी0-II , 9300-34800 , ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित -पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , लातेहार के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


, 


श्री त्रिपाठी वन क्षेत्र पदाधिकारी , लातेहार सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , लातेहार 
के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


, 


संख्या-3 / रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )-14/ 2016- 217 व 0 प0- श्री गणेष लाल भगत , वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
विष्णुगढ़ सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , हजारीबाग को सहायक वन संरक्षक के पद 
( वेतनमान- पी 0 बी0-II , 9300-34800 , ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 


, 


किया जाता है । 


श्री भगत वन क्षेत्र पदाधिकारी, विष्णुगढ़ सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , 
हजारीबाग के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या- 3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) -14/ 2016- 218 व 0 प0- श्री उदय शंकर गुप्ता, वन क्षेत्र पदाधिकारी, 
प्रशिक्षण प्रक्षेत्र-1 , वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय , महिलौंग, राँची को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान 
पी 0 बी0- II, 9300-34800, ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित -पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक कार्यालय -उप वन संरक्षक , प्रशिक्षण, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


, 


श्री गुप्ता वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल प्रशिक्षण प्रक्षेत्र -1 , प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग, राँची के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या-3/ रा 0व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 219 व 0 प0- श्री अजय कुमार, वन क्षेत्र पदाधिकारी, खुरचुट्टा 
वन प्रक्षेत्र, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल , गिरिडीह को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0बी0-II , 9300 
34800 , ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित -पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक , गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री 

कुमार वन क्षेत्र पदाधिकारी , खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र , गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगे । 


4 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 जनवरी , 2020 
संख्या- 3/ रा0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 220 व0 प0- श्री जीवराज भरथुवार , वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
बोआरीजोर वन प्रक्षेत्र, गोड्डा वन प्रमण्डल , गोड्डा को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान - पी 0 बी0- II , 9300 
34800, ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 

श्री भरथुवार वन क्षेत्र पदाधिकारी, बोआरीजोर वन प्रक्षेत्र, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगे । 


, 


संख्या- 3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) -14/ 2016- 221 व0 प0- श्री सैय्यद अजहरूल हक , वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
पेटरवार सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , हजारीबाग को सहायक वन संरक्षक के पद 
( वेतनमान -पी 0 बी0-II, 9300-34800, ग्रेड पे-5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , कार्यालय - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सह-निदेशक , प्रसार 
वानिकी , हजारीबाग एवं पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


श्री हक वन क्षेत्र पदाधिकारी , पेटरवार सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , हजारीबाग 
के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या-3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 222 व0 प0- श्री रामपूजन सिंह , वन क्षेत्र पदाधिकारी, शोध एवं 
मूल्यांकन प्रक्षेत्र गम्हरिया, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को सहायक वन संरक्षक के पद 
( वेतनमान- पी 0 बी0-II , 9300-34800, ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , कार्यालय- वन संरक्षक , वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल , राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री सिंह वन क्षेत्र पदाधिकारी, शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र गम्हरिया , वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल , 
राँची के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या -3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )-14/ 2016 223 व 0 प0- श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह , वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र, गज परियोजना प्रमण्डल , जमशेदपुर को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान 
पी 0 बी0- II , 9300-34800 , ग्रेड पे-5400 ; पुनरीक्षित -पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते 

हुए 

उन्हें 
अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , गज परियोजना प्रमण्डल, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 


, 


श्री सिंह वन क्षेत्र पदाधिकारी , दलमा वन्यप्राणी पूर्वी प्रक्षेत्र, गज परियोजना प्रमण्डल, जमशेदपुर के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या- 3/रा 0 व0 से0 ( स्था 0) -14/ 2016- 224 व0 40- श्री राजीव रंजन कुमार , वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
डुमरी वन प्रक्षेत्र, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल , गिरिडीह को सहायक वन संरक्षक के पद (वेतनमान- पी 0बी0-II, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक सहायक वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री 


. 


कुमार वन क्षेत्र पदाधिकारी, डुमरी वन प्रक्षेत्र, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल , गिरिडीह के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 जनवरी , 2020 


5 


संख्या-3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/2016- 225 व 0 प0- श्री अजीत कुमार सिंह, वन क्षेत्र पदाधिकारी, नगर 
सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , गढ़वा को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान 
पी 0 बी0- II, 9300-34800 , ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


, 


श्री सिंह वन क्षेत्र पदाधिकारी , नगर सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , गढ़वा के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या- 3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) -14/2016- 226 व0 प0- श्री अशोक कुमार सिंह, वन क्षेत्र पदाधिकारी, 
चकुलिया वन प्रक्षेत्र , जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर को सहायक वन संरक्षक के पद (वेतनमान-पी 0बी0- II, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक सहायक वन संरक्षक , जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री सिंह वन क्षेत्र पदाधिकारी, चकुलिया वन प्रक्षेत्र , जमशेदपुर वन प्रमण्डल , जमशेदपुर के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या- 3/ रा0 व 0 से 0 ( स्था 0) -14 / 2016- 227 व0 40- श्री संजय बहादुर , वन क्षेत्र पदाधिकारी , काठीकुण्ड 
सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका को सहायक वन संरक्षक के पद (वेतनमान 
पी 0 बी0-II, 9300-34800 , ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित -पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


, 


, 


श्री बहादुर वन क्षेत्र पदाधिकारी, काठीकुण्ड सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , 
दुमका के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 


, 


, 


संख्या-3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 228 व 0 प0- श्री अविनाश कुमार परमार , वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
केरा वन प्रक्षेत्र, चक्रधरपुर, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल , चाईबासा को सहायक वन संरक्षक के पद (वेतनमान-पी 0बी0 
II, 9300-34800 , ग्रेड पे-5400 ; पुनरीक्षित -पे मैट्रिक्स लेवल -9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक सहायक वन संरक्षक , कोल्हान वन प्रमण्डल , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


- 


श्री परमार वन क्षेत्र पदाधिकारी, केरा वन प्रक्षेत्र , चक्रधरपुर , पोड़ाहाट वन प्रमण्डल , चाईबासा के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या- 3/ रा 0 व 0 से0 ( स्था 0)-14/ 2016- 229 व 0 प0- श्री आलोक कुमार सिन्हा, वन क्षेत्र पदाधिकारी, 
कार्य नियोजना प्रक्षेत्र, कार्य नियोजना अंचल , मेदिनीनगर को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान - पी 0 बी0-II , 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक सहायक वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल , गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


श्री सिन्हा वन क्षेत्र पदाधिकारी, कार्य नियोजना प्रक्षेत्र, कार्य नियोजना अंचल, मेदिनीनगर के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगे । 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 जनवरी , 2020 
संख्या- 3/ रा 0व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 230 व0 प0- श्री अभय कुमार सिन्हा, वन क्षेत्र पदाधिकारी, 
बगोदर वन प्रक्षेत्र, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल , हजारीबाग को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0बी0 
II, 9300-34800, ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक सहायक वन संरक्षक , हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


श्री सिन्हा वन क्षेत्र पदाधिकारी , बगोदर वन प्रक्षेत्र, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल , हजारीबाग के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


, 


संख्या- 3/ रा0 व0 से 0 ( स्था 0) -14/2016- 231 व0 प0- श्री अमित कुमार चैधरी, वन क्षेत्र पदाधिकारी, 
बोकारो वन प्रक्षेत्र , बोकारो वन प्रमण्डल , बोकारो को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0बी0-II , 9300 
34800 , ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक , बोकारो वन प्रमण्डल , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री चौधरी वन क्षेत्र पदाधिकारी , बोकारो वन प्रक्षेत्र, बोकारो वन प्रमण्डल , बोकारो के अतिरिक्त प्रभार में 
भी रहेंगे । 

संख्या- 3/ रा 0व 0 से 0 ( स्था 0) -14/ 2016- 232 व0 प0- श्री अजय कुमार, सहायक निदेशक, झारपार्कस, 
राँची को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0 बी0-II, 9300-34800 , ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित- पे मैट्रिक्स 
लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक उप निदेशक , झारपार्कस, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

श्री कुमार सहायक निदेशक , झारपार्कस , राँची के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 

संख्या- 3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )-14/ 2016- 233 व 0 प0- श्री अमरनाथ भगत , वन क्षेत्र पदाधिकारी , तमाड़ 
वन प्रक्षेत्र , छूटी वन प्रमण्डल , छूटी को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान - पी 0 बी0-II , 9300-34800 , ग्रेड 
पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन 
संरक्षक , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री भगत वन क्षेत्र पदाधिकारी, तमाड़ वन प्रक्षेत्र, खूटी वन प्रमण्डल , झूटी के अतिरिक्त प्रभार में भी 
रहेंगे। 

संख्या-3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) -14/ 2016 234 व 0 प0- श्री भोला प्रसाद सिंह , वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
पतरातु वन प्रक्षेत्र, रामगढ़ वन प्रमण्डल , रामगढ़ को सहायक वन संरक्षक के पद (वेतनमान- पी 0 बी0-II, 9300 
34800 , ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री सिंह वन क्षेत्र पदाधिकारी, पतरातु वन प्रक्षेत्र , रामगढ़ वन प्रमण्डल , रामगढ़ के अतिरिक्त प्रभार में 
भी रहेंगे। 

संख्या-3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016 235 व0 प0- श्री अशोक कुमार , वन क्षेत्र पदाधिकारी, राँची 
सौंदर्गीकरण प्रक्षेत्र , राँची वन प्रमण्डल , राँची को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0 बी0- II , 9300 
34800 , ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक, राँची वन प्रमण्डल , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री कुमार वन क्षेत्र पदाधिकारी , राँची सौंदर्गीकरण प्रक्षेत्र , राँची वन प्रमण्डल , राँची के अतिरिक्त प्रभार 
में भी रहेंगे । 


, 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 जनवरी , 2020 


7 


संख्या-3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016 236 व0 प0- श्री अजय कुमार, वन क्षेत्र पदाधिकारी, चतरा 
सदर प्रक्षेत्र , चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल , चतरा को सहायक वन संरक्षक के पद (वेतनमान - पी 0 बी0- II, 9300 
34800, ग्रेड पे-5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल , चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री कुमार वन क्षेत्र पदाधिकारी, चतरा सदर प्रक्षेत्र , चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल , चतरा के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगे । 

संख्या- 3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) -14/ 2016- 237 व0 प0- श्री अजय कुमार मंजुल , वन क्षेत्र पदाधिकारी, 
तोपचांची वन प्रक्षेत्र , धनबाद वन प्रमण्डल , धनबाद को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0 बी0-II, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक सहायक वन संरक्षक , धनबाद वन प्रमण्डल , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री मंजुल वन क्षेत्र पदाधिकारी, तोपचांची वन प्रक्षेत्र, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद के अतिरिक्त प्रभार 
में भी रहेंगे । 

संख्या-3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 238 व 0 प0- श्री आनंदी प्रसाद , वन क्षेत्र पदाधिकारी , हंटरगंज 
वनरोपण प्रक्षेत्र , चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल , चतरा को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान - पी 0 बी0-II , 9300 
34800, ग्रेड पे -5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक , राजकीय व्यापार प्रमण्डल , हजारीबाग पश्चिमी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


. 


, 


, 


श्री प्रसाद वन क्षेत्र पदाधिकारी, हंटरगंज वनरोपण प्रक्षेत्र , चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल , चतरा के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


, 


संख्या- 3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )-14/ 2016 239 व 0 प०- श्री सीताराम भगत, वन क्षेत्र पदाधिकारी, 
मरकच्चो सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , कोडरमा को सहायक वन संरक्षक के पद 
( वेतनमान- पी 0 बी0-II , 9300-34800 , ग्रेड पे -5400 य पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते 
हुए उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

श्री भगत वन क्षेत्र पदाधिकारी, मरकच्चो सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , 
कोडरमा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

संख्या- / रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 240 व0 प0- श्री आमोद कुमार गौतम , वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
पिरी वन प्रक्षेत्र , चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल , चतरा को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान - पी 0 बी0-II , 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक सहायक वन संरक्षक , वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री गौतम वन क्षेत्र पदाधिकारी , पिरी वन प्रक्षेत्र, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा के अतिरिक्त प्रभार 
में भी रहेंगे । 


प्रक्षेत्र , 


, 


संख्या- 3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 241 व0 प0- श्री गोरख राम , वन क्षेत्र पदाधिकारी, बरही वन 

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल , हजारीबाग को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान - पी 0 बी0-II, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक सहायक वन संरक्षक , हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री राम वन क्षेत्र पदाधिकारी , बरही वन प्रक्षेत्र , हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल , हजारीबाग के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


8 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 जनवरी , 2020 
संख्या- 3/ रा 0 व0 से 0 ( स्था 0)-14/2016- 242 व0 प0- श्री प्रमोद कुमार, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सरायकेला 
वन प्रक्षेत्र , सरायकेला वन प्रमण्डल , सरायकेला को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0 बी0-II, 9300 
34800, ग्रेड पे-5400; पुनरीक्षित -पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक , सरायकेला वन प्रमण्डल , सरायकेला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री कुमार वन क्षेत्र पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रक्षेत्र, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगे । 

संख्या-3 / रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 243 व0 प0- श्री नागेन्द्र चैधरी, वन क्षेत्र पदाधिकारी , बिरसा 
जैविक उद्यान , ओरमांझी , राँची को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0 बी0- II, 9300-34800, ग्रेड पे 
5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन 
संरक्षक , कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


, 


श्री चैधरी वन क्षेत्र पदाधिकारी , बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी, राँची के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 

संख्या -3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 244 व 0 प0- श्री रामसूरत प्रसाद , वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन 
वन प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल , मेदिनीनगर को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0 बी0-II, 9300 
34800 , ग्रेड पे -5400 य पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक , मेदिनीनगर वन प्रमण्डल , मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


श्री प्रसाद वन क्षेत्र पदाधिकारी , पाटन वन प्रक्षेत्र , मेदिनीनगर वन प्रमण्डल , मेदिनीनगर के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेंगे । 


, 


, 


संख्या-3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 245 व 0 प0- श्री फ्रेडरिक एक्का , वन क्षेत्र पदाधिकारी, सिसल 
शोध प्रक्षेत्र , लातेहार , कार्यालय-वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी , राँची को सहायक वन संरक्षक के पद 
( वेतनमान-पी 0बी0-II, 9300-34800 , ग्रेड पे-5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , कार्यालय -वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

श्री एक्का वन क्षेत्र पदाधिकारी, सिसल शोध प्रक्षेत्र, लातेहार , कार्यालय -वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष 
विज्ञानी , राँची के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

संख्या- 3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) -14/ 2016- 246 व0 प0- श्री रविन्द्रनाथ मराण्डी, वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
हाटगम्हरिया वन प्रक्षेत्र , चाईबासा वन प्रमण्डल , चाईबासा को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान - पी 0बी0- II, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित -पे मैट्रिक्स लेवल -9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक सहायक वन संरक्षक , चाईबासा वन प्रमण्डल , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री मराण्डी वन क्षेत्र पदाधिकारी , हाटगम्हरिया वन प्रक्षेत्र , चाईबासा वन प्रमण्डल , चाईबासा के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 

संख्या- 3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )-14/ 2016- 247 व 0 प0- श्री बन्ने उराँव , वन क्षेत्र पदाधिकारी , सोंगरा वन 
प्रक्षेत्र , चक्रधरपुर, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल , चाईबासा को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान-पी 0बी0-II, 9300 
34800, ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित -पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री उराँव वन क्षेत्र पदाधिकारी , सोंगरा वन प्रक्षेत्र , चक्रधरपुर, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल , चाईबासा के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


, 


, 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 जनवरी , 2020 


9 


संख्या-3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )-14/ 2016- 248 व 0 प0- श्री महादेव उराँव , वन क्षेत्र पदाधिकारी, मधुपुर भू 
संरक्षण प्रक्षेत्र , देवघर वन प्रमण्डल , देवघर को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान - पी 0 बी0-II , 9300 
34800, ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक , देवघर वन प्रमण्डल, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री उराँव वन क्षेत्र पदाधिकारी, मधुपुर भू- संरक्षण प्रक्षेत्र , देवघर वन प्रमण्डल , देवघर के अतिरिक्त प्रभार 
में भी रहेंगे । 


, 


संख्या-3 / रा 0 व0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 249 व0 40- श्री सोवेन्द्र कुमार , वन क्षेत्र पदाधिकारी, गारू 
पश्चिमी वन प्रक्षेत्र , पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमण्डल , मेदिनीनगर को सहायक वन संरक्षक के पद 
( वेतनमान- पी 0बी0-II, 9300-34800, ग्रेड पे-5400; पुनरीक्षित- पे मैट्रिक्स लेवल -9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते 
हुए उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल , मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


, 


श्री कुमार वन क्षेत्र पदाधिकारी, गारू पश्चिमी वन प्रक्षेत्र , पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमण्डल , 
मेदिनीनगर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


, 


संख्या-3 / रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 250 व 0 प0- श्री जितेश्वर सिंह, वन क्षेत्र पदाधिकारी , रामगढ़ 
वन प्रक्षेत्र, रामगढ़ वन प्रमण्डल , रामगढ़ को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0 बी0- II, 9300-34800 , 
ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन 
संरक्षक, धनबाद वन प्रमण्डल , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री सिंह वन क्षेत्र पदाधिकारी , रामगढ़ वन प्रक्षेत्र, रामगढ़ वन प्रमण्डल , रामगढ़ के अतिरिक्त प्रभार में 
भी रहेंगे । 


संख्या -3 / रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 )-14/ 2016- 251 व 0 प0- श्री जय प्रकाश भगत, वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
हजारीबाग सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , हजारीबाग को सहायक वन संरक्षक के पद 
( वेतनमान- पी 0 बी0-II, 9300-34800 , ग्रेड पे-5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
उन्हें अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


श्री भगत वन क्षेत्र पदाधिकारी, हजारीबाग सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , 
हजारीबाग के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। 


संख्या-3 / रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 252 व 0 प0- श्री मदन गोपाल प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी , 
टिम्बर डिपो प्रक्षेत्र , राँची वन प्रमण्डल , राँची को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान- पी 0 बी0-II, 9300 
34800 , ग्रेड पे-5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश तक 
सहायक वन संरक्षक , कार्यालय- वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


श्री प्रसाद वन क्षेत्र पदाधिकारी, टिम्बर डिपो प्रक्षेत्र, राँची वन प्रमण्डल, राँची के अतिरिक्त प्रभार में भी 


, 


रहेंगे। 


10 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 जनवरी , 2020 
संख्या -3 / रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) -14/ 2016- 253 व0 40- श्री कुड़ो बाड़ा, वन क्षेत्र पदाधिकारी, चैपारण वन 

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल , हजारीबाग को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान - पी 0 बी0- II , 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक सहायक वन संरक्षक, कार्यालय- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


प्रक्षेत्र , 


, 


, 


, 


श्री बाड़ा वन क्षेत्र पदाधिकारी, चैपारण वन प्रक्षेत्र , हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल , हजारीबाग के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या-3 / रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 254 व 0 40- श्री सूरजमल तिग्गा , वन क्षेत्र पदाधिकारी, 
गिरिडीह वनरोपण प्रक्षेत्र, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल , गिरिडीह को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान 
पी 0 बी0-II, 9300-34800 , ग्रेड पे-5400; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , प्रादेशिक अंचल, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री तिग्गा वन क्षेत्र पदाधिकारी , गिरिडीह वनरोपण प्रक्षेत्र , गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल , गिरिडीह के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या-3 / रा 0 व0 से 0 ( स्था 0) -14/2016- 255 व0 प0- श्री गौर सिंह मुण्डा, वन क्षेत्र पदाधिकारी, डोमचांच 
सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , कोडरमा को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान 
पी 0 बी0-II, 9300-34800 , ग्रेड पे-5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल -9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक, कोडरमा वन प्रमण्डल , कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


श्री मुण्डा वन क्षेत्र पदाधिकारी, डोमचांच सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , कोडरमा 
के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


संख्या -3/ रा 0 व 0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 256 व 0 प0- श्री शिवशंकर मांझी, वन क्षेत्र पदाधिकारी , मझगांव 
सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , चाईबासा को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान 
पी 0 बी0- II, 9300-34800, ग्रेड पे -5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9 ) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


, 


श्री मांझी वन क्षेत्र पदाधिकारी, मझगांव सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , 
चाईबासा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


, 


संख्या-3 / रा 0 व0 से 0 ( स्था 0)-14/ 2016- 257 व0 प0- श्री सुकरा मुण्डा, वन क्षेत्र पदाधिकारी , सिमडेगा 
सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , सिमडेगा को सहायक वन संरक्षक के पद ( वेतनमान 
पी 0बी0-II, 9300-34800, ग्रेड पे-5400 ; पुनरीक्षित-पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक सहायक वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


, 


, 


श्री मुण्डा वन क्षेत्र पदाधिकारी , सिमडेगा सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , 
सिमडेगा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 जनवरी , 2020 


11 


जो नव प्रोन्नत सहायक वन संरक्षक इस अधिसूचना के निर्गत होने के पूर्व वन क्षेत्र पदाधिकारी के 
किसी अन्य पद के भी अतिरिक्त प्रभार में हैं , उनका उक्त अतिरिक्त प्रभार भी यथावत् बना रहेगा । 


सभी नव प्रोन्नत पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर सहायक वन संरक्षक के पद का प्रभार ग्रहण कर लें , 
यह प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा । 


सभी नव प्रोन्नत सहायक वन संरक्षकों को सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से 
प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विजय कुमार भगत , 
सरकार के अवर सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 47 -- 50 


